निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 35 


11 भाद्र 1937 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

2 सितम्बर 2015 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


विधेयक, 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 
भाग -1- क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई ० एससी o , 

बी ० ए ० , बीएससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये 

विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


8-10 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9- ख — निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

11-11 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


12-12 


2 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 मई 2015 
सं ० 3( स ०) उ ० स्था ०( आरोप)02 / 12-2125 — श्री राय ज्ञानचन्द्र, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद 
( अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, गया तथा उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया ) को निलम्बित किये जाने के 
कारण श्री सुरेश कुमार, महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नालन्दा को महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , जहानाबाद का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । साथ ही श्री अलख कुमार सिन्हा, प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नवादा को 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , गया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


14 मई 2015 
सं ० 3( स ०) उ ० स्था ०(विविध)39 / 2008–1922 — श्री शैलेश ठाकुर, उद्योग निदेशक, बिहार , पटना के दिनांक 
15-06-15 से 19-06-15 तक मुख्यालय से बाहर रहने के कारण उक्त अवधि में श्री रविन्द्र प्रसाद, निदेशक , तकनीकी 
विकास निदेशालय , बिहार, पटना को उद्योग निदेशक तथा निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


20 मार्च 2015 
सं ० 3 / उ ० स्था ० (स्थानान्तरण) 06 / 12-1168 -श्री अजय कुमार महतो, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, 
गया अतिरिक्त प्रभार उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया के अस्वथता के कारण उनके अवकाश में रहने की अवधि तक के 
लिए श्री राय ज्ञान चन्द्र , प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद को अपने कार्यों के अलावे प्रभारी महाप्रबंधक, 
जिला उद्योग केन्द्र, गया तथा उप विकास पदाधिकारी( वस्त्र), गया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
( ह ०) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


13 अगस्त 2015 


सं ० 3( स० ) / उ0 स्था o(मुकदमा)03 / 14-3310— श्री राम स्वारथ भूषण , सेवानिवृत कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र , मुजफ्फरपुर को दिनांक 09-04-2001 को 24 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 09-04-2001 से 
वेतनमान 10000-15200 / - में द्वितीय ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(मुकदमा )03 / 14-3311 -श्री चन्द्रगुप्त सिन्हा, सेवानिवृत परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, दरभंगा को दिनांक 04-03-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की तिथि 
04-12-2012 से पी 0बी0-3, 15600-39100, ग्रेड पे -7600 में तृतीय एम0 ए0 सी 0 पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(मुकदमा)03 / 14-3312 - श्री अर्जुन प्रसाद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र , बेगुसराय को दिनांक 04-03-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से 
विमुक्ति की तिथि 04-12-2012 से पी 0 बी0-3, 15600-39100, ग्रेड पे -7600 में तृतीय एम0 ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(मुकदमा)03 / 14-3313 — श्री केशरी कुमार मिश्र, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, 
पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यकारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को दिनांक 19-02-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने 
के पश्चात् विभागीय परीक्षा से विमुक्ति की तिथि 10-12-2012 से पी 0 बी0-3, 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 में तृतीय 
एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था o(मुकदमा)03 / 14-3314— श्री राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबंधक सम्प्रति उप विकास 
पदाधिकारी (वस्त्र ), भागलपुर को दिनांक 20-02-2012 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा से 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


3 


विमुक्ति की तिथि 11-12-2012 से पी 0बी0-3, 15600-39100, ग्रेड पे -7600 में तृतीय एम0 ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 

सं ० 3(स ०) / उ0 स्था o(मुकदमा )03 / 14-3315 — श्री शिशिर कुमार गुप्ता , सेवानिवृत परियोजना प्रबंधक, जिला 
उद्योग केन्द्र, जहानाबाद को दिनांक 19-02-2010 को 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 19-02-2010 से 
पी 0 बी0–2, 9300-34800, ग्रेड पे -5400 में तृतीय एम 0 ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-1802 दिनांक 23-03-2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण 
मौलिक नियमावली के नियम-22 (1) ए (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प सं०-630 दिनांक 21-01-2010 की कंडिका-12 के 
अनुसार किया जायेगा । 

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 
पदाधिकारी को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 / एम0 ए 0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया 
जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


21 जुलाई 2015 
सं ० 3( स०) उ ० स्था ०( आरोप )03 / 15-2976 — निगरानी थाना कांड सं0-054 / 2015, दिनांक 07-07-2015 के 
प्राथमिक अभियुक्त श्री बसंत प्रसाद साह , महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को प्रभार मुक्त करते हुए मुख्यालय , 
उद्योग विभाग , बिहार में रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाता है । साथ ही श्री रामशरण राम, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, समस्तीपुर को प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता 
है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


30 जून 2015 
सं ० 3( स ०) / उ 0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2594 — श्री जवाहर पासवान, महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, 
अररिया को स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2595 — श्री अनिल कुमार मण्डल, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2596 — श्री वरूण कुमार, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
बांका को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2597— श्री राम प्रपन्न चौधरी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ० स्था o(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2598— श्री रामाशंकर पांडेय, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , शेखपुरा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही श्री रामाशंकर पांडेय को परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , लखीसराय का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

दिनांक 30-06-2015 को श्री रामखेलवान चौधरी , कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
लखीसराय, अतिरिक्त प्रभार प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा के सेवानिवृति के फलस्वरूप दिनांक 
01-07-2015 से श्री रामाशंकर पांडेय इनका प्रभार ग्रहण करेंगे । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2599 — श्री राजन कुमार उपाध्याय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
भोजपुर को स्थानान्तरित करते हुए उप उद्योग निदेशक , तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण) 02 / 2015-2600— श्री संजीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
भोजपुर ( प्रतिनियुक्त मुख्यालय) को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक , तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार , पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ 0 स्था ०(स्थानान्तरण)02 / 2015-2601 - श्री विशेश्वर प्रसाद, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


4 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


सं ० 3( स०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण) 02 / 2015-2602 श्री रतन कुमार, परियोजना प्रबंधक अतिरिक्त प्रभार प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र. बांका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2603— श्री अशोक कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, 
दरभंगा ( प्रतिनियुक्त सहायक उद्योग निदेशक , हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय , बिहार, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए 
सहायक उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । साथ ही श्री 
अशोक कुमार को उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2604 - श्री दीनानाथ सिंह , परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
पूर्वी चम्परण( मोतिहारी) को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 3(स ०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण)02 / 2015-2605 श्री राम किशोर कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, गया को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2606 — श्री श्यामू राम, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , अररिया के पद पर पदस्थपित किया जाता है । 

सं ० 3 ( स ०) / उ 0 स्था ०( स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2607— श्री प्रेमचन्द झा , परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
जमुई को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही श्री प्रेमचन्द झा को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3(स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण)02 / 2015-2608 — श्री उदय सिंह, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर 
को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही श्री उदय सिंह को परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2609 — डॉ मनोज वर्मा, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही डॉ ० मनोज वर्मा को परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, नवादा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण)02 / 2015-2610— श्री राजकुमार शर्मा, परियोजना प्रबंधक अतिरिक्त प्रभार 
प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, 
मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2611— श्री संजय कुमार वर्मा, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं०-2612 श्री विनय कुमार मल्लिक , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3(स ०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण)02 / 2015-2613 — श्री विप्रेन्द्रनाथ ठाकुर, महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
मुजफ्फरपुर , अतिरिक्त प्रभार उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र ), मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए उप निदेशक , तकनीकी 
विकास निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ स्था o(स्थानान्तरण)02 / 2015-2614 — श्री ललन कुमार, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता 


सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2615— श्री कृष्ण कुमार भारती, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता 


है । 


सं ० 2616 — श्री प्रमोद कुमार तिवारी, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , रोहतास को स्थानान्तरित करते हुए 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2617— श्री रामशरण राम, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । यह आदेश दिनांक 01-08-2015 से प्रभावी होगा । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2618— श्री बिजेन्द्र कुमार लाल , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, सारण ( छपरा ) को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण)02 / 2015-2619 — श्री रमण जी प्रसाद, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
शिवहर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


5 


सं ० 3( स ०) / उ स्था o(स्थानान्तरण )02 / 2015-2620 — श्री अनिल कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता 


है । 


सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण) 02 / 2015-2621— श्री मुकेश रंजन, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
सीवान को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3(स ०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण)02 / 2015-2622 — श्री मिथिलेश कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, वैशाली को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०( स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2623— श्री शिशुकांत मिश्रा, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2624 — श्री अशोक कुमार सिन्हा, उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र 
महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ० (स्थानान्तरण )02 / 2015-2625— श्री मकेश्वर द्विवेदी, परियोजना प्रबंधक , अतिरिक्त प्रभार , 
प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जमुई को स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही श्री मकेश्वर द्विवेदी को महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2626— श्री कृष्ण कुमार राय, परियोजना प्रबंधक, अतिरिक्त प्रभार 
प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण) 02 / 2015-2627- श्री उमेश कुमार , उप निदेशक( तक 0), तकनीकी विकास 
निदेशालय, बिहार , पटना को स्थानान्तरित करते हुए उप उद्योग निदेशक , उद्योग निदेशालय, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2628 — श्री अजय कुमार महतो , प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, गया, अतिरिक्त प्रभार उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया को स्थानान्तरित करते हुए सलाहकार , खाद्य प्रसंस्करण 
निदेशालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2629 — श्री गुलाम सरवर, परियोजना पदाधिकारी , मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र , 
गंगटामोड़, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2630 — श्री राम कुमार सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , मुशहरी, मुजफ्फरपुर 

को स्थानान्तरित करते 

हुए 

परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था 0(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2631— श्री संतोष कुमार सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, 
बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2632 — श्री प्रतुल कुमार सिन्हा , अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र 
परियोजना केन्द्र, कौआकोल, नवादा को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , 
वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ० (स्थानान्तरण )02 / 2015-2633— श्री रामनन्दन सिंह , परियोजना पदाधिकारी , मलवरी 
प्रसार - सह -प्रशिक्षण केन्द्र, रानी पोखर, वैशाली को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही श्री रामनन्दन सिंह को सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० 3(स ०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण)02 / 2015-2634 — श्री मो 0 जाकिर हुसैन, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , लकड़ी कोला, बांका को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी , मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स०) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-2635 — श्री चन्दन कुमार घोष, अग्र परियोजना पदाधिकारी , तसर 
क्रय - विक्रय केन्द्र , बांका को अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र , इनारावरण , कटोरिया , बांका का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


सं ० 3( स ०) / उ ० स्था ०(स्थानान्तरण )02 / 2015-2636 — श्री प्रकाश चौधरी, अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र 
परियोजना केन्द्र, गंगटामोड़, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , 
सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ०) / उ० स्था ० (स्थानान्तरण )02 / 2015-2637- श्री कमल किशोर, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी 
प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए प्रचार - सह - प्रसार पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम 
निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

साथ ही श्री कमल किशोर को परियोजना पदाधिकारी , मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, नवादा का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 
2. यह आदेश 

तुरत के प्रभाव से 

लागू 

होगा । 
3. जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं 
पारगमन अवधि भी अनुमान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


13 अगस्त 2015 
सं ० 3( स ०) / उ० स्था ०(मुकदमा )03 / 14-3316 – श्रीमती डॉ 0 शहला सुलताना, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र 
संस्थान, नाथनगर , भागलपुर को दिनांक 26-08-2005 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 26-08-2005 
से वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 26-08-2013 को 20 वर्षों 
की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 26-08-2013 से पी 0 बी0-2 , 9300-34800 , ग्रेड पे -4800 में द्वितीय 
एम 0 ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3( स ०) / उ0 स्था o(मुकदमा)03 / 14-3317 — डॉ 0 राम प्रसाद साह, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान , 
नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 16-04-2006 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 16-04-2006 से 
वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 16-04-2014 को 20 वर्षों की 
सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 16-04-2014 से पी 0बी0–2, 9300-34800, ग्रेड पे -4800 में द्वितीय एम0 ए 0 सी 0 पी 0 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-1802 दिनांक 23-03-2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण 
मौलिक नियमावली के नियम-22 (1) ए (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प सं०-630 दिनांक 21-01-2010 की कंडिका -12 के 
अनुसार किया जायेगा । 

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 
पदाधिकारी को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 / एम 0 ए0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया 
जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


12 जून 2015 
सं ० 3 / उ0 स्था o(पदस्थापन ) 05 / 11-2362 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
सं०-556(3) रा0 दिनांक 06-05-15 द्वारा श्री कृष्ण कुमार भारती( परियोजना प्रबंधक ), अंचल अधिकारी, मेसकौर , नवादा की 
सेवायें उद्योग विभाग, बिहार, पटना को लौटाने के फलस्वरूप श्री भारती द्वारा दिनांक 13-05-15 के पूर्वाह्न में दिये गये 
योगदान को स्वीकृत करते हुए इन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, नवादा के पद पर 
योगदान / पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है । 

सं ० 3 / उ0 स्था o(पदस्थापन )05 / 11-2363 — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना 
सं०-556 ( 3) रा 0 दिनांक 06-05-15 एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक -736 दिनांक 09-05-15 द्वारा श्री रमण जी 
प्रसाद( परियोजना प्रबंधक), अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर की सेवायें उद्योग विभाग, बिहार, पटना को लौटाने के फलस्वरूप 
श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 14-05-15 के पूर्वाह्न में दिये गये योगदान को स्वीकृत करते इन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान परियोजना 
प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर के पद पर योगदान / पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है । 

सं ० 3 / उ0 स्था o(पदस्थापन )05 / 11-2364 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना 
सं०-556 (3) रा0 दिनांक 06-05-15 एवं जिला पदाधिकारी , पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) के ज्ञापांक -112 दिनांक 11-05-15 द्वारा 
श्री विशेश्वर प्रसाद ( परियोजना प्रबंधक ), अंचल अधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण( मोतिहारी) की सेवायें उद्योग विभाग, बिहार, 
पटना को लौटाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 14-05-15 के पूर्वाह्न में दिये गये योगदान को स्वीकृत करते हुए 
इन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर के पद पर योगदान / पदभार ग्रहण करने का 
आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


. 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


7 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

30 जुलाई 2015 
सं ० 1 / श्रम वि ० स्था 0 4-40-01 / 2010 श्र 0 सं0-120 — श्री शोभा कान्त मिश्रा, पीठासीन पदाधिकारी , श्रम 
न्यायालय, पूर्णिया को सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना सं०- 9784 दिनांक 7.7.2015 के आलोक में 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज के पद पर योगदान करने हेतु उनके द्वारा अपना प्रभार त्याग करने की तिथि से 
विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

इन्दु सिंह, उप - सचिव । 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

20 अगस्त 2015 
सं ० 01 / स्था ० ( अंके ० ) -07 / 13-7277 वि ० — विभागीय आदेश सं ० 3983 / वि ० दिनांक 09.04.2012 द्वारा सहायक 
आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पद पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित तथा 
विभागीय आदेश सं०-1345 / वि ०, दिनांक 07.02.2014 के द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार , पटना में प्रतिनियुक्त, श्री 
अशोक कुमार दास, उप लेखा नियंत्रक की सेवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के 
पत्रांक -928 दिनांक 27.05.2015 के द्वारा विभाग में वित्त विभाग में वापस किए जाने के फलस्वरूप श्री दास, उप लेखा 
नियंत्रक को वित्त ( अंकेक्षण) विभाग के मुख्यालय, पटना में रिक्त पद के विरूद्ध अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


भाग -2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 


4 अगस्त 2015 


सं ० IX - 9-31/2013-3570— निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा -5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार - राज्यपाल ने निर्देश देने की कृपा की है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय अनुमंडल में सदर निबंधन कार्यालय, 
बेगूसराय के क्षेत्राधिकार में बेगूसराय, मटिहानी, शाम्हो व बरौनी अंचल का क्षेत्र शामिल रहेगा । 

2. इसके फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय , तेघड़ा का क्षेत्राधिकार तेघड़ा, भगवानपुर , बछवाड़ा , मंसुरचक एवं 
वीरपुर अचंल तक सीमित रहेगा । 
3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अभय राज, विशष सचिव । 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

12 अगस्त 2015 
सं ० एसीस -01 / नि0-81 / 2011-933 — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा -87 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल कुर्जी होली फैमिली अस्पताल , सदाकत आश्रम, पटना- 800010 के कार्यरत 
कर्मियों को दिनांक 08.09.15 से दिनांक 07.09.16 (एक वर्ष) तक उक्त अधिनियम में निहित संगत प्रावधानों के प्रवर्तन से 
विमुक्ति प्रदान करते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

इन्दु सिंह, उप - सचिव । 


अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह - विशेष सचिव का कार्यालय 

पथ निर्माण विभाग 


कार्यालय आदेश 

7 अगस्त 2015 
सं ० प्र 03 / एम०-09 / 2014-214 — विभागीय कार्यालय आदेश सं०-301 सहपठित ज्ञापांक -5772 (ई०) दिनांक 
12.12.2014 द्वारा श्री छविचन्द प्रसाद , पिता - स्व ० केशव महतो, ग्राम + पो ० - नानन्द, भाया - पावापुरी, जिला - नालंदा, बिहार पिन 
नं०-803126, जन्म तिथि 12.04.1966 को कनीय अभियंता (असैनिक ) के पद पर नियुक्त करते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ 
प्रमंडल, बिहारशरीफ सं0-01 में पदस्थापित किया गया था । 

श्री प्रसाद ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 09.01.2015 द्वारा विभाग से अपनी पूर्व सेवा के लाभों का अंतरण नई सेवा में 
होने के बिन्दुओं पर मार्गदर्शन माँगते हुए दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक योगदान हेतु अवधि विस्तार की अनुमति प्रदान करने 
का अनुरोध किया था । श्री प्रसाद की नियुक्ति की तिथि 12.12.2014 से अभी तक 07 ( सात) महीने से अधिक की अवधि 
बीत चुकी है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक विभाग में योगदान नहीं दिया गया है । 
अतः सम्यक् विचारोपरांत इनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जाती है । 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, अभियंता प्रमुख - सह - अपर, आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


9 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 


19 अगस्त 2015 


1 . 


सं ० 1 / पी 0 एम 0 सी 0 / विविध / 955 / 2014-661 - जल संसाधन विभाग , बिहार के अधिसूचना सं०-584 / दिनांक 
14.07.2014 द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा कोशी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई 
जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है । विभागीय अधिसूचना सं० 91 दिनांक 23.01.2015 द्वारा जॉच समिति को दिनांक 
13.07.2015 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी थी परन्तु समिति द्वारा कतिपय कारणों से जांच के निष्कर्ष तक नहीं 
पहुँच पाने के आलोक में अगले छ: माह अर्थात 13.01.2016 तक की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए समिति के 
सदस्यों को निम्न रूपेण पुर्नगठित किया जाता है । 

जांच समिति ( अधिसूचना सं ० 584 / दिनांक 14.07.2014 द्वारा गठित ) 
श्री राम पुकार रंजन , अभियंता प्रमुख ( दक्षिण ) 

अध्यक्ष 
2. श्री शांति रंजन शर्मा, अधीक्षण अभियंता , 

बांढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल , पटना 
3. श्री रविन्द्र कुमार शंकर, अधीक्षण अभियंता, 
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2, पटना 

सदस्य 
श्री मुरलीधर सिंह, प्राध्यापक 
(पर्या0 एवं ज नि 0 ) वाल्मी, पटना 

सदस्य सचिव 
श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -4 पटना जांच समिति को पूर्ववत् सहयोग 
प्रदान करेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


सदस्य 


4 . 


19 अगस्त 2015 


- 


1 . 


अध्यक्ष 


सं ० 1 / पी 0 एम 0 सी 0 / विविध / 955 / 2014-662- जल संसाधन विभाग , बिहार के अधिसूचना सं०-585 / दिनांक 
14.07.2014 द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा कोशी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग से प्राप्त अनुशंसा पर अनुवर्ती 
कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही है । विभागीय अधिसूचना सं ० 92 दिनांक 23.01.2015 द्वारा तकनीकी समिति 
को दिनांक 13.07.2015 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी थी परन्तु समिति द्वारा कतिपय कारणों से जांच के निष्कर्ष 
तक नहीं पहुंच पाने के आलोक में अगले छ: माह अर्थात 13.01.2016 तक की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए 
समिति के सदस्यों को निम्न रूपेण पुर्नगठित किया जाता है । 

तकनीकी समिति ( अधि 0 585 / दिनांक 14.07.2014 द्वारा गठित ) 
श्री राजेश कुमार , अभियंता प्रमुख ( उत्तर) जल संसाधन विभाग, पटना 
श्री इन्द भूषण कुमार, मुख्य अभियंता, 
योजना एवं मोनिटरिंग , जल संसाधन विभाग , पटना 

सदस्य 
श्री संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) 
जल संसाधन विभाग, पटना 

सदस्य 
श्री योगेश्वर धारी सिंह, अधीक्षण अभियंता , 
नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना 

सदस्य सचिव 
श्री दिनेश प्रसाद , कार्यपालक अभियंता, 
बांढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल -4, पटना 

सदस्य 
श्री परवेज अख्तर, अवर सचिव ( प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना, तकनीकी समिति को पूर्ववत् सहयोग प्रदान 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


, 


करेगें । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


10 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


उद्योग विभाग 


: 


अधिसूचना 

17 मार्च 2015 
सं ० उ ० स्था ०( भा ० प्र ० से० चयन)17 / 2007-1106 — चयन वर्ष, 2015 के लिए गैर राज्य असैनिक सेवा के 
पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र 
सं०-2604 दिनांक 18-02-2015 के आलोक में चयन समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है 
(1) श्री त्रिपुरारि शरण , प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , बिहार, पटना । 

अध्यक्ष 
( 2) श्री पी 0 के 0 बिहारी , विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना । 
(3) श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना । 

सदस्य 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


सदस्य 


शुद्धि - पत्र 

24 जुलाई 2015 
सं ० 3( स ० ) / उ0 स्था 0(स्थानान्तरण )02/2015( खंड )-3034 - विभागीय अधिसूचना सं०-2637 दिनांक 
30-06-2015 में अंकित " श्री कमल किशोर को परियोजना पदाधिकारी , मलवरी प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र , नवादा का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है " के स्थान पर " श्री कमल किशोर को अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र , 
कौआकोल, नवादा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है " पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 +100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


11 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1105 — I, Tejaswita Dlo Ram Naresh Ram , R /o 4H /50 Bahadurpur Housing Colony 
Bhutnant Road , Patna - 26 Declare that vide affidavit no . 336 , dated 09.03.2015 That now will be known 
as Tejaswita Darshi for all future purposes. 

TEJASWITA . 


No. 1106 - I, Gaurav Kumar , Son of Late Ajeet Kumar Yadav aged 23 yrs resident of Jawahar 
Niwas, Krishna Toli, Brahmpura, Muzaffarpur declare that my new name is Gkaurav Yadava as per 
affidavit no . 154, dated 21.07.2015 . 


GAURAV KUMAR . 


No. 1125 - I, MAYANK, S / o Shri Shashi Shekhar Pandey Flat No. DJ - 404 Prakash Deep 
Enclava Ashiana Nagar Main Road , PS Shastri Nagar , Patna Declare vide affidavit no . 10940 , dated 
17.07.2015 that now onwards shall be known as Mayank Pandey . 


MAYANK . 


No. 1134 - I, Ranjeet Kumar Srivastava, S /o . Sri S.P. Verma Kamla Apartment A/ 204 
Ambedkar Path , Patna- 14 , have changed the name of my son from Rajat to Rajat Srivastava vide 
affidavit no.26, dated 26.03.2015 . 


RANJEET KUMAR SRIVASTAVA . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 2 सितम्बर 2015 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


उद्योग विभाग 


। 


अधिसूचना 

25 मई 2015 
सं ० 3( स० ) उ ० स्था ०( आरोप)02 / 12-2124— श्री राय ज्ञानचन्द्र , प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , जहानाबाद 
( अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, गया तथा उप विकास पदाधिकारी( वस्त्र), गया) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , 
गया ने पत्रांक -2998 / गो 0 दिनांक 18-05-2015 द्वारा विभाग को यह सूचित किया कि श्री राय ज्ञानचन्द्र कभी भी गया नहीं 
आते हैं और न ही उनके द्वारा यहाँ के कार्यों का निष्पादन किया जाता है । जिसके कारण जिला उद्योग केन्द्र, गया का कार्य 
प्रभावित हो रहा है और कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा है । इसलिए आदेश की अवहेलना, कार्यों के निष्पादन में उदासीनता 
के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई की जाय । 

2. उक्त के आलोक में श्री राय ज्ञानचन्द्र , प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद ( अतिरिक्त प्रभार 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , गया तथा उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्र 
एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग -4 के नियम-9(1)( क ) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उद्योग निदेशालय , बिहार , पटना निर्धारित किया जाता है । 

4. निलम्बन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के भाग -4 के 
नियम -10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


